रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 1235 ] 
No. 1235 ] 


yeyjar 

POP 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 21032023-244514 

- 


1812 GI / 2023 


CG - DL - E - 21032023-244514 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 20 , 2023 / फाल्गुन 29 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , MARCH 20 , 2023 / PHALGUNA 29 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 मार्च , 2023 

का.आ. 1284 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5963 ( E ) तारीख 20 दिसंबर , 2022 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले 
में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 160 के कि.मी. 98.250 से कि.मी. 116000 ( शिर्डी - सिन्नर सेक्शन ) तक के भुखंड के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 4 जनवरी 2023 
को " द इंडीयन एक्सप्रेस ( अंग्रेजी ) " और " दैनिक लोकसत्ता ( मराठी ) " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

" 1 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


अनुसूची 

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 160 के कि.मी. 98.250 से कि.मी .116.00 तक ( शिर्डी 
सिन्नर सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षीप्त विवरण | 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

क्र . सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार 

सं . 


1 


4 


151/3 


2 172 P 


2 

तालुक का नाम : कोपरगाव 

गांव का नाम : चांदेकसारे 


3 311P 


312 P 


निजी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


जिले का नाम : अहमदनगर 

भूमि की प्रकृति 


4 


जिरायत 


| जिरायत 


हंगामी 
बागायत + अकृषीक 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.035 


0.08 


0.18 


हंगामी बागायत 0.3 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


कर्मवरीर शंकराव काळे सह . साखर 
कारखानी लि . गौतमनगर 

( 151/3 ) 


कर्मवरीर शंकराव काळे सह . साखर 

कारखानी लि . गौतमनगर 

( 172 पै ) 


अनिल भाऊसाहेब होन , प्रमोद 

भाऊसाहेब होन , मंगल विजय चव्हाण , 

| अरुणा सखाहरी जावळे , शकुंतला 


भाऊसाहेब होन , शकुंतला काशीनाथ 

| जाधव , नानासाहेब अनाजी होन , 
लक्ष्मीबाई अनाजी होन , बाबासाहेब 
लक्ष्मण होन , पुष्पा धर्मा चव्हाण , 
पुष्पाबाई धर्मा चव्हाण , किरण विश्वनाथ 
होन , अरुण विश्वनाथ होन , रंगुबाई 
विश्वनाथ होन , दिपक गणपत रोहमारे , 
विजय बबनराव गायकवाड , पंकज 
| भिमाजी होन , सुरेश भिमाजी होन , 
अहिल्याबाई रावसाहेब होन , सरुबाई 
लक्ष्मण शिंदे , चांदेकसारे विविध 
कार्यकारी सह . सोसायटी , चांदे 
तरोळेवाडी सह . सोसायटी , चांदेकसारे 
नं . 2 वि.का.स.सो .. पोहेगाव ग्रा . बि . सह . 
पतसंस्था मर्या . , पुसद अर्बल को . ऑप . बँक 
लि . पुसद शाखा शिर्डी . 
( 311 पै ) 


अनिल भाऊसाहेब होन , प्रमोद 
भाऊसाहेब होन , मंगल विजय चव्हाण , 
अरुणा सखाहरी जावळे , शकुंतला 
भाऊसाहेब होन , शकुंतला काशीनाथ 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


1 


2 


तालुक का नाम : राहता 

गांव का नाम : सावळीविहीर बुद्रुक 

197 P 

सरकारी 

गांव का नाम : सावळीविहीर खुर्द 


144p 


सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| जिरायत 


| बागायत 


कुल 


0.025 


0.17 


0.79 


| जाधव , नानासाहेब अनाजी होन , 
लक्ष्मीबाई अनाजी होन , बाबासाहेब 
लक्ष्मण होन , भिमाजी भिकाजी होन . 
अरुण विश्वनाथ होन , चंद्रकांत भाऊसाहेब 
होन , चांदेकसारे विविध कार्यकारी सह . 
सोसायटी , चांदे तरोळेवाडी सह . 
सोसायटी , अहिल्याबाई रावसाहेब होन , 
सरुबाई लक्ष्मण शिंदे , सर्जेराव पा.ग्रा . 
बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्या . , बँक ऑफ 
इंडीया शाखा चांदेकसारे , गौतम सह . बँक 
| गौतमनगर 

( 312 पै ) 


ग्रामपंचायत सावळीविहीर बुद्रुक 
( 197 पै ) 


3 


महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ 
| लक्ष्मीबाडी , फौजमल हिरालाल , 
सावळीविहीर खुर्द वि.का.स. सो . 
( 144 पै ) 


[ फा . सं . NHAI / BOT - I / 11019 / 1 / 2010 / 3D ] 

अभय जैन , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th March , 2023 

S.O. 1284 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , number S.O.5963 ( E ) Dated 20th December , 2022 published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 
of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , 
management and operation of NH160 New on the stretch of land from Km . 98.25 to Km . 116 ( Shirdi - Sinnar Section ) 
in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Indian Express ( English ) " and 
“ Loksatta ( Marathi ) ” both dated 4th January , 2023 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


4 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : MAHARASHTRA 

SI . 

No. 


1 


2 


3 


| 4 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 98.250 to K.m. 116.000 ( Shirdi - Sinnar Section ) on the National Highway No. NH.160 in the district of 
AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA . 


1 


Survey 
Number 


151/3 


172 P 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Taluk : Kopargaon 

Village : Chandekasare 


311 P 


2 


312 P 


Type of Land Nature of 

Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


District : AHMEDNAGAR 


3 


Jirayat 


Jirayat 


4 


Hangami 
Bagayat 


Area in 
Hectare 


0.035 


0.08 


Hangami 
Bagayat + Non 0.18 
Agriculture 


0.3 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Karmavir Shankarao Kale Sugar Factory 
Ltd. Gautamnagar 

151/3 


Karmavir Shankarao Kale Sugar Factory 
Ltd. Gautamnagar 

172 P 


Anil Bhausaheb Hon , Pramod 
Bhausaheb Hon , Mangal Vijay Chavan , 
Aruna Sakhari Jawale , Shakuntala 
Bhausaheb Hon , Shakuntala Kashinath 
Jadhav , Nanasaheb Anaji Hon , 
Lakshmibai Anaji Hon , Babasaheb 
Laxman Hon , Pushpa Dharma Chavan , 
Pushpabai Dharma Chavan , Kiran 
Vishwanath Hon , Arun Vishwanath 
Hon , Rangubai Vishwanath Hon , 
Deepak Ganapat Rohamare , Vijay 
Babanrao Gaikwad , Pankaj Bhimaji 
Hon , Suresh Bhimaji Hon , Ahilyabai 
Ravsaheb Hon , Sarubai Laxman Shinde , 
Chandaksare VKSS Society , Chande 
Tarolewadi . Society , Chandaksare No.2 
VKSS . , Pohegaon Granin.Bigarshet 
Patsansta Limit , Pusad Arbne Co. Op . 
Bank Ltd. Pusad branch Shirdi . 
311 P 


Anil Bhausaheb Hon , Pramod 
Bhausaheb Hon , Mangal Vijay Chavan , 
Aruna Sakhari Jawale , Shakuntala 
Bhausaheb Hon , Shakuntala Kashinath 
Jadhav , Nanasaheb Anaji Hon , 
Lakshmibai Anaji Hon , Babasaheb 
Laxman Hon , Bhimaji Bhimaji Hon , 
Arun Vishwanath Hon , Chandrakant 
Bhausaheb Hon , Chandekasare Vividh 
Karyakari Society , Chande Tarolewadi . 
Society , Ahilyabai Ravsaheb Hon , 
Sarubai Laxman Shinde , Sargerao Pa . 
Gra . Sahakara Patsansta Limit , Bank of 
India Branch Chandekesare , Gautam Co 
-Bank Gautamnagar , 
312 P 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


1 


2 


Taluk : Rahata 

Village : Sawlivihir Budruk 


197 P 


Government 


Village : Sawlivihir Khurd 


144 p 


Government 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Jirayat 


Bagayat 


TOTAL 


0.025 


0.17 


0.79 


GramPanchayat Sawaliwihir Budruk 
197 P 


Maharashtra State Agricultural 
Corporation Lakshmiwadi , Faujmal 
Hiralal , Sawaliwihir Khurd VKS . 
144 P 


[ F. No. NHAI / BOT - I / 11019 / 1 / 2010 / 3D ] 

ABHAY JAIN , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


5 


VERMA 

Digitally signed by MANCU KUMAR 
Date : 2023.03.21 14:35:34 +05 : 30 


